निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
Ho पटना 33 पटना ज्येष्ठ , 932 ATOMo 


10 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना, सोमवार , 31 मई 2010 


( सं० पटना 343 ) 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

19 मई 2010 
सं0 5 - पुरा ./ सु0 -1 -01 / 10 - 162 — बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कला निधि 
अधिनियम , 1976 की धारा - 3 की उप - धारा (01 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल संलग्न 
विवरणी में अंकित पूर्वी चंपारण , मोतिहारी के अंतर्गत जार्ज ऑरवेल, की जन्म स्थली को प्राचीन स्मारक / पुरातत्व 
स्थल / अवशेष को सुरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं । 

___ इस संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 02 ( दो ) 
माह के अंदर संबंधित प्राचीन स्मारक / स्थल / अवशेष के क्षेत्र के अंचलाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
मोतिहारी पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के पास पेश किया जा सकेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

हेमचन्द्र प्रसाद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 31 मई 2010 


बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जाने वाले 
प्राचीन पुरातात्विक स्थल, अवशेष की राजस्व विवरणी 


क्रमांक 


अवशेष 


खाता । 

खेसरा 


रकवा 


चौहद्दी 


स्मारक / 

पंरातत्व 
स्थल का नाम 


ए . 


डि . 


6 


4 
- 561 


5 
684 


2 


जार्ज ऑरवेल 
की जन्मस्थली 


3 
प्राचीन 
पुरातात्विक 
स्मारक 


48 | उ0 - खेसरा नं0 - 683 

पू० - खेसरा नं0 - 750 
प० - खेसरा नं0 - 685 
द0 - खेसरा नं0 - 686 


जमीन 


ग्राम 


मौजा 


प्रखंड 


थाना 


जिला 


थाना 
नम्बर 


अभ्युक्ति 


की 


किस्म 


8 


14 


9 
| मोतिहारी 


केसरे 


___ 15 


10 11 12 
मोतिहारी मोतिहारी मोतिहारी 

नगर 


13 
122 


हिन्द 


चम्पारण 


मकान 
शहने 
कचहरी 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 343- 571 + 500 -डी०टी०पी० । 

Website: http:// egazette.bih. nic .in 


